जिस्ट्री सं . डी . ( डी . एन . )-722 


REGISTERED No. D . (D .N .)-72 


है 


RAIसते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - अण्ड -- उप - खण्ड (1 ) 
PART IL - Section 3 - Sub -section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं0 181] नई दिल्ली , बुधवार, अप्रैल 9, 1986/ चैत्र 19, 1908 
No. 181] NEW DELHI , WEDNESDAY, APRIL 9, 1986/ CHAITRA 19, 1908 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 

रखा जा सके । 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


गृह मंत्रालय 
नई दिल्ली, 9 अप्रैल , 1986 


अधिसूचना 


सा . का . नि . 613 ( अ ).--- केन्द्रीय सरकार , राष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम , 
1951 ( 1951 का 30 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राष्ट्रपति 
पेंशन नियम , 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं , अर्थात् :-- - 

1. ( 1 ) इन नियमों का नाम राष्ट्रपति पेंशन ( संशोधन ) नियम, 1986 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 


45 GI/ 86 


(1 ) 


2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II - Sec . 3 (1)] 


2. राष्ट्रपति पेंशन नियम , 1962 में :-- - 
( क ) प्रारम्भिक पैरा में , " राष्ट्रपति पेंशन अधिनियम , 1951 " शब्दो और अकों के स्थान 

पर, " राष्ष्ट्रपति उपलब्धि और पेंशन अधिनियम, 1951 " शब्द और अंक रखे जाएंगे ; 


और 


( ख ) नियम 6क मे, "राष्ट्रपति पेशन अधिनियम, 1951 " शब्दों और अंकों के स्थान पर , 

" राष्ट्रपति उपलब्धि और पेशन अधिनियम , 1951 " शब्द और अंक रखे जाएंगे । 


[ फा . सं . 1/ 2/ 86-एम . एण्ड जी . ] 

ए . के . बसाक , संयुक्त सचिव 
राष्ट्रपति पेशन नियम , 1962 का पहले निम्नलिखित अधिसूचनामो द्वारा संशोधन किया 
गया है : - -- 

1. गृह मंत्रालय की अधिसूचना स . 13/ 1/ 67-पब्लिक - 1, ता . 29 अगस्त , 1987 
2. गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं . 13/ 6 / 68- पब्लिक -1, ता . 9 अक्तूबर, 1968 
3. गृह मंत्रालय की अधिसूचना मं . 13/ 6/ 68-पब्लिक- 1, ता . 8 जनवरी, 1969 
4 अधिसूचना स . 1/ 3/ 76-स्टेटस , तारीख 28 - 2- 1977 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
New Delhi, the 9th April, 1986 

NOT.FICATION 


GSR. 613( E) . - In exercise of the powers conferred by sec 
tion 5 of the President s Emoluments and Pension Act, 1951 ( 30 
of 1951) , the Central Government hereby imakes the following rules 
further to amend the President s Pension Rules , 1962 , namely : - - 

1. ( 1) These rules may be called the President s Pension 
(Amendment ) Rules, 1986 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publica 
tion in the Official Gazette . 


2 . In the President s Pension Rules, 1962 ,-- 
( a ) In this introductory paragraph , for the words and 

figures “ President s Pension Act, 1951" , the words 
and figures " the President s Emolumeacs and Pension 
Act , 1951 " shall be substituted ; and 


